PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT . 11 , 1934 (BHDR . 20 , 1906 SAKA) 


1223 


श्रम विभाग 


दिनांक 21 अगस्त , 

अगस्त , 1984 
सं ० 12 ( 67 ) 79 -2 श्रम.--भट्ठा उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं पर विचार करने तथा सरकार 
को इस बारे सलाह देने के लिए हरियाणा के राज्यपाल एक त्रिपक्षीय कमेटी का तुरंत प्रभाव से गठन करते 
हैं जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे : 


सरकारी प्रतिनिधि 


1 . 


राज्य श्रम तथा रोजगार मंत्री , हरियाणा 


अध्यक्ष 


2. विलास एवं सचिव , हरियाणा सरकार , श्रम तथा रोजगार 

विभाग , चण्डीगढ़ 


सदस्य 


3. निदेशक , खाद्य एवं पूर्ति विभाग , हरियाणा या उनका प्रतिनिधि 


सदस्य 


4 . 


श्रम मायुक्त , हरियाणा 


सदस्य - सचिव 


प्रबन्धकों के प्रतिनिधि 


1 . 


श्री राम सिंह , एम ० एल ० ए ० , गांव तथा डाकखाना रादौर , 
जिला कुरुक्षेत्र 


सदस्य 


2 . 


श्री विजय वीर सिंह , एम ० एल ० ए ० , 633 , 

सिविल लाइनजं , गुड़गांव 


सदस्य 


3 , श्री वेद प्रकाश गुप्ता , प्रेजीडेन्ट , हरियाणा जिक किलन प्रोनरज 

एसोसिएशन , कुरुक्षेत्र 


सदस्य 


ब्रिक किलन पोनरज 


4. दी प्रेजीडेन्ट फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट 

एसोसिएशन , फरीदाबाद 


सदस्य 


5 . 


श्री मदन लाल वासुदेवा , प्रेजीडेंट , जगाधरी पिक किलन 

पोनरज एसोसिएशन , हाऊस नं ० 109 , माडल टाऊन , 
यमुनानगर 


सदस्त 


6. श्री सतपाल सिंह , प्रेजीडेंट , त्रिक किलन पोनरज एसोसिएशन , 

प्रताप भवन , प्रतापनगर , हिसार 


सदस्य 


मिकों के प्रतिनिधि 


1 . 


मास्टर हरी राम , जनरल सेक्रेटरी , हरियाणा मीठा मजदूर 
सभा , मोती नगर , अम्बाला शहर 


सदस्य 


2. श्री केवल सिंह भारदवाज , पाल इण्डिया जिक किलन लेबरर्ज 

एसोसिएशन , फरीदाबाद 


सदस्य 


3. श्री भजन लाल , सुपुत्र श्री बीरू राम , मारफत श्री राम 

स्वरूप , गांव तमा डाकखाना खुरदी, जिला हिसार 


सदस्य 


4. श्री छोटे लाल , जनरल सेक्रेटरी, भटटा मजदूर यूनियन , 

प्रजापत नगर , साई रोड, गड़गांव 


सदस्य 


1224 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT . 11 , 1984 ( BHDR , 20 , 1906 SAKA ) 


[ PARTI 


2. कमेटी का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा प्ररन्तु आवश्यकता के अनुसार हरियाणा राज्य के दूसरे स्थानों पर भी 
बैठक रखी जा सकती है । 


3. कमेटी के गैर- सरकारी सदस्य हरियाणा सरकार के परिपत्र सं ० 70-1 - पोल ( 4 ) - 2/9355, दिनांक १ अप्रैल , 
1972 द्वारा जारी किए गए अनुदेशों ( समय समय पर यथा संशोधित ) के अनुसार यावा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के हक 
दार होंगे । गैर - सरकारी सदस्य जब यात्रा करेंगे तो उन पर दूसरी शतं जमा कि सरकारी कमचारियों के लिए टी ० ए ० 
रुल्ज में लिखी है, लागू होंगी । 

.. उपरोक्त कमेटी में गैर - सरकारी सदस्यों के यात्रा ३ दैनिक भन्ता वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत बजट लेखा 
हैड ( 287 - श्रम तथा रोजगार -ए- श्रम ) (नान प्लान ) के अंतर्गत वहन किया जाएगा " । श्रम आय वत , हरियाणा कमेटी के 
गैर- सरकारी सदस्यों के यावा भत्ता बिलों के कन्ट्रोलिग अधिकारी होंगे । 


5. कमेटी की अवधि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि में दो माल के लिए होगी । अध्यक्ष 
की मर्जी से कमेटी की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किमी समय भी बनाई जा सकती है । 


मः मेठ , 


वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


-- 


INDUSTRIES DEPARTMENT 


The 9th August, 1984 


No. 1(1 )(25) -4-1BI -82 .-- In exercise of the powers conferred by section 8 of the Punjab Khadi & 
Village Industries Board Act, 1955 read with proviso ( c) of sub-section ( U ) of section 4 of the said Act, and 
all othor powers enabling him in this behalf , the Governor of Haryana hereby appoints Shri P. P. Singh 
Sawhney , H.C. S., as member and further appoints him as Secretary of the said Board , with effect from 
7th May, 1984 afternoon ). 

PROMILLA ISSAR , 


Dated Chandigarh , the 
9th August , 1984. 


Joint Sccretary to Government, Haryana , 

Industries Department . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 3 सितम्बर , 1984 
क्रमांक 1057- ज- (II ) -84/24276. 

--श्री श्योनारायण राम , पुत्र श्री लोका राम गांव छिल रो , तहसील नारनौल , 
जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 8 जून, 198 3 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा . 
एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तिमों का प्रयोग करते हुए श्री श्योनारायण राम की मुब्लिग 300 रुप 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1341 - ज-I - 75/ 25237, दिनांक 18 अगस्त, 197 
तथा अधिसूचना क्रमांक 1789- ज-( I) -79144040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा 
श्रीमती दाखली के नाम रवी , 1084 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान 


क्रमांक 1039 - ज-(II )-84/24280.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री अमर सिंह, पुत्र श्री नारायण सिंह, गांव नौरंगावाम , तहसील दादरी , जिला 
भिवानी , को रबी, 1977 से परीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की 
युट जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


. 


